: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 श्रावण , 1937 ( श० ) 
संख्या 602 राँची , गुरुवार 

13 अगस्त , 2015 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
30 जुलाई , 2015 


संख्या -1/ विवध - 808/ 06 खंड का . - 6843 -- श्रीमती वंदना दादेल , भा .प्र .से . ( झाः96 ), 
सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची के अर्जित अवकाश में रहने के फलस्वरूप उनकी 
अवकाश अवधि तक के लिए श्री राजीव अरूण एक्का, भा .प्र .से . ( झाः94), परीक्षा नियंत्रक , 
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद, राँची अपने कार्यों के साथ सचिव, कल्याण विभाग , 
विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 602 - 50 | 


